ON 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


संख्या- 360 राँची , गुरुवार , 


31 आषाढ़ , 1943 ( श ० ) 
22 जुलाई , 2021 ( ई ० ) 


राजस्व , निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग 


शुद्धि पत्र 

20 जुलाई , 2021 
संख्या -02 / रा.स्था . - 14 / 2020-2503 -- विभागीय अधिसूचना संख्या -2291 , दिनांक -06.07.2021 के 
क्रमांक -07 में आंशिक संशोधन करते हुए श्री वैभव मणि त्रिपाठी , झा.नि.से. ( गृह जिला - गोरखपुर ) को 
अगले आदेश तक उनके धारित पद अवर निबंधक , घाटशिला ( अपुनरीक्षित वेतनमान 9300-34800 ग्रेड 
पे -5400 / पुनरीक्षित वेतनमान लेवल -9 ) को जिला अवर निबंधक ( अपुनरीक्षित वेतनमान 15600-39100 
ग्रेड पे -6600 / पुनरीक्षित वेतनमान लेवल -11 ) स्तर में उत्क्रमित किया जाता है । 

विभागीय अधिसूचना संख्या -2082 , दिनांक -24.06.2021 के क्रमांक -22 में अंकित " श्री सतीश 
कुमार सिंह " के स्थान पर " श्री सतीश कुमार सिन्हा “ पढ़ा जाय । 

अधिसूचना की शेष कंडिकाएँ यथावत् रहेंगी । 


2 . 


अवध नारायण प्रसाद , 


सरकार के संयुक्त सचिव । 


3 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 360 - 50 


